सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 माघ , 1944 ( श ० ) 

30 जनवरी , 2023 ( ई ० ) 

कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


संख्या - 48 राँची , सोमवार , 


अधिसूचना 

18 अक्टूबर , 2022 


संख्या - 12 / प्रो०-08-04 / 2014 
का ० 6519 - - श्री दयानन्द पासवान , वरीयता क्रमांक - 9 
( झा ० स ० आ ० से ० ) , वरीय प्रधान आप्त सचिव , ( पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत ) को प्रधान कर्मचारीवृन्द 
अधिकारी कोटि ( पे मैट्रिक्स , लेवल -13 ) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए इन्हें अगले आदेश तक प्रधान 
कर्मचारीवृन्द अधिकारी , ऊर्जा विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -12 / प्रो०-08-04 / 2014 का ० 6520 - श्री शशि कुजूर , वरीयता क्रमांक - 156 ( झा ० स ० आ ० से ० ) , 
वरीय प्रधान आप्त सचिव , भवन निर्माण विभाग , झारखण्ड , राँची को प्रधान कर्मचारीवृन्द अधिकारी 
कोटि ( पे मैट्रिक्स , लेवल -13 ) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए इन्हें स्थानांतरित कर अगले आदेश तक 
प्रधान कर्मचारीवृन्द अधिकारी योजना एवं विकास विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 30 जनवरी , 2023 


संख्या - 12 / प्रो०-08-04 / 2014 
का ० 6521 -- श्री शैलेन्द्र कुमार , वरीयता क्रमांक -56 C , 
( झा ० स ० आ ० से ० ) , प्रधान आप्त सचिव , कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड , 
राँची को वरीय प्रधान आप्त सचिव कोटि ( पे मैट्रिक्स , लेवल -12 ) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए इन्हें 
स्थानांतरित कर अगले आदेश तक वरीय प्रधान आप्त सचिव , महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक का 
कार्यालय , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री शैलेन्द्र कुमार की प्रोन्नति माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर LPA No 
45/2014 के न्याय - निर्णय के फलाफल से प्रभावित होगा । 


संख्या - 12 / प्रो०-08-04 / 2014 
का ० 6522 - - श्री अरविन्द कुमार , वरीयता क्रमांक -62 , 
( झा ० स ० आ ० से ० ) , प्रधान आप्त सचिव , पेयजल एवं स्वच्छता विभाग , झारखण्ड , राँची को वरीय प्रधान 
आप्त सचिव कोटि ( पे मैट्रिक्स , लेवल- 12 ) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए इन्हें अगले आदेश तक वरीय 
प्रधान आप्त सचिव , प्रधान मुख्य वन संरक्षक का कार्यालय , वन , पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन 
विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -12 / प्रो०-08-04 / 2014 का ० 6523 - - श्री नागेन्द्र शर्मा , वरीयता क्रमांक -63 , ( झा ० स ० आ ० से ० ) , 
प्रधान आप्त सचिव , महाधिवक्ता कार्यालय , झारखण्ड , राँची को वरीय प्रधान आप्त सचिव कोटि 
( पे मैट्रिक्स , लेवल -12 ) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए वरीय प्रधान आप्त सचिव के फ्लोटिंग पद को 
इनके पदस्थापन अवधि तक वरीय प्रधान आप्त सचिव में उत्क्रमित कर इन्हें अगले आदेश तक वरीय 
प्रधान आप्त सचिव , गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या -12 / प्रो०-08-04 / 2014 का०6524-- श्री राजीव सिन्हा , वरीयता क्रमांक -65 , ( झा ० स ० आ ० से ० ) , 
प्रधान आप्त सचिव , उद्योग विभाग , झारखण्ड , राँची को वरीय प्रधान आप्त सचिव कोटि ( पे मैट्रिक्स , 
लेवल -12 ) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए इन्हें स्थानांतरित कर प्रधान आप्त सचिव महाधिवक्ता 
कार्यालय , झारखण्ड , राँची के पद को इनके पदस्थापन अवधि तक वरीय प्रधान आप्त सचिव कोटि में 
उत्क्रमित कर अगले आदेश तक वरीय प्रधान आप्त सचिव , महाधिवक्ता कार्यालय , झारखण्ड , राँची के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 12 / प्रो०-08-04 / 2014 का ० 6525 -- श्री शंभू चौधरी , वरीयता क्रमांक -111 , ( झा ० स ० आ ० से ० ) , 
प्रधान आप्त सचिव , राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची को वरीय प्रधान आप्त 
सचिव कोटि ( पे मैट्रिक्स , लेवल -12 ) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए इनके द्वारा धारित पद ( प्रधान आप्त 
सचिव ) को पदस्थापन अवधि तक वरीय प्रधान आप्त सचिव कोटि में उत्क्रमित कर इन्हें अगले आदेश 
तक वरीय प्रधान आप्त सचिव , राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 30 जनवरी , 2023 


संख्या - 12 / प्रो०-08-04 / 2014 
का ० 6526 - - श्री राजेश चन्द्र वर्मा , वरीयता क्रमांक - 115 , 
( झा ० स ० आ ० से ० ) , आप्त सचिव , महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग , झारखण्ड , राँची को 
प्रधान आप्त सचिव कोटि ( पे मैट्रिक्स , लेवल- 11 ) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए इन्हें अगले आदेश तक 
प्रधान आप्त सचिव , महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग , झारखण्ड , राँची में के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 12 / प्रो०-08-04 / 2014 का ० 6527 - - श्री सुधीर 
सुधीर कुमार , वरीयता क्रमांक - 116 , 
( झा ० स ० आ ० से ० ) , आप्त सचिव , नगर विकास एवं आवास विभाग , झारखण्ड , राँची को प्रधान आप्त 
सचिव कोटि ( पे मैट्रिक्स , लेवल -11 ) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए इनके द्वारा धारित पद ( आप्त सचिव ) 
को पदस्थापन अवधि तक प्रधान आप्त सचिव कोटि में उत्क्रमित कर इन्हें अगले आदेश तक प्रधान 
आप्त सचिव , नगर विकास एवं आवास विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 12 / प्रो०-08-04 / 2014 
का ० 6528 - श्री चितरंजन कुमार , वरीयता क्रमांक -117 , 
- 
( झा ० स ० आ ० से ० ) , आप्त सचिव , कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड , राँची को 
प्रधान आप्त सचिव कोटि ( पे मैट्रिक्स , लेवल- 11 ) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए इन्हें स्थानांतरित कर 
अगले आदेश तक प्रधान आप्त सचिव , पेयजल एवं स्वच्छता विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या - 12 / प्रो०-08-04 / 2014 का ० 6529 -- श्री संजय तिवारी , वरीयता क्रमांक - 119 , 
( झा ० स ० आ ० से ० ) , आप्त सचिव , राजस्व पर्षद , झारखण्ड , राँची को प्रधान आप्त सचिव कोटि 
( पे मैट्रिक्स , लेवल- 11 ) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए इन्हें अगले आदेश तक प्रधान आप्त सचिव , राजस्व 
पर्षद , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या- 12 / प्रो०-08-04 / 2014 का ० 6530- - श्री रवि भूषण अस्थाना वरीयता क्रमांक -120 , 
( झा ० स ० आ ० से ० ) , आप्त सचिव , श्रम , नियोजन , प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग , झारखण्ड , राँची को 
प्रधान आप्त सचिव कोटि ( पे मैट्रिक्स , लेवल- 11 ) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए इनके द्वारा धारित पद 
( आप्त सचिव ) को पदस्थापन अवधि तक प्रधान आप्त सचिव कोटि में उत्क्रमित कर इन्हें अगले आदेश 
तक प्रधान आप्त सचिव , श्रम , नियोजन , प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग , झारखण्ड , राँची के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 12 / प्रो०-08-04 / 2014 
का ० 6531 - - श्री दिलीप कुमार , 
दिलीप कुमार , वरीयता क्रमांक- 121 , 
( झा ० स ० आ ० से ० ) , आप्त सचिव , महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय , झारखण्ड , राँची को 
प्रधान आप्त सचिव कोटि ( पे मैट्रिक्स , लेवल- 11 ) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए इन्हें स्थानांतरित कर 
अगले आदेश तक प्रधान आप्त सचिव , मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग , झारखण्ड , राँची के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


3 


4 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 30 जनवरी , 2023 


संख्या - 12 / प्रो०-08-04 / 2014 का ० 6532 - - श्री शंभू शरण प्रसाद , वरीयता क्रमांक- 123 , 
( झा ० स ० आ ० से ० ) , आप्त सचिव , पथ निर्माण विभाग , झारखण्ड , राँची को प्रधान आप्त सचिव कोटि 
( पे मैट्रिक्स , लेवल- 11 ) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए इन्हें स्थानांतरित कर प्रधान आप्त सचिव के 
फ्लोटिंग पद के विरुद्ध अगले आदेश तक प्रधान आप्त सचिव , गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग 
( कारा प्रभाग ) , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या - 12 / प्रो०-08-04 / 2014 का ० 6533 -- श्री रंजीत कुमार , वरीयता क्रमांक - 124 , 
( झा ० स ० आ ० से ० ) , आप्त सचिव , झारखण्ड राज्य मानवाधिकार आयोग , राँची को प्रधान आप्त सचिव 
कोटि ( पे मैट्रिक्स , लेवल- 11 ) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए इन्हें अगले आदेश तक प्रधान आप्त सचिव , 
झारखण्ड राज्य मानवाधिकार आयोग , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या- 12 / प्रो०-08-04 / 2014 का ० 6534 - श्री आशुतोष कुमार वर्मा , वरीयता क्रमांक -125 , 
( झा ० स ० आ ० से ० ) , आप्त सचिव , खान एवं भूतत्व विभाग , झारखण्ड , राँची को प्रधान आप्त सचिव कोटि 
( पे मैट्रिक्स , लेवल- 11 ) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए इनके द्वारा धारित पद ( आप्त सचिव ) को 
पदस्थापन अवधि तक प्रधान आप्त सचिव कोटि में उत्क्रमित कर इन्हें अगले आदेश तक प्रधान आप्त 
सचिव , खान एवं भूतत्व विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या - 12 / प्रो०-08-04 / 2014 का ० 6535 -- श्री अरविन्द कुमार , वरीयता क्रमांक- 126 , 
( झा ० स ० आ ० से ० ) , आप्त सचिव , श्रम , नियोजन , प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग , झारखण्ड , राँची को 
प्रधान आप्त सचिव कोटि ( पे मैट्रिक्स , लेवल- 11 ) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए इनके द्वारा धारित पद 
( आप्त सचिव ) को पदस्थापन अवधि तक प्रधान आप्त सचिव कोटि में उत्क्रमित कर इन्हें अगले आदेश 
तक प्रधान आप्त सचिव , श्रम , नियोजन , प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग , झारखण्ड , राँची के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 12 / प्रो०-08-04 / 2014 
का ० 6536 - - श्री अंजनी कुमार , वरीयता क्रमांक- 127 , 
( झा ० स ० आ ० से ० ) , आप्त सचिव , वित्त विभाग , झारखण्ड , राँची को प्रधान आप्त सचिव कोटि 
( पे मैट्रिक्स , लेवल- 11 ) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए इन्हें अगले आदेश तक प्रधान आप्त सचिव , वित्त 
विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 12 / प्रो०-08-04 / 2014 का ० 6537 - - श्री रणजीत 
रणजीत कुमार , वरीयता क्रमांक- 128 , 
( झा ० स ० आ ० से ० ) , आप्त सचिव , राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची ( अधिसूचित 
आप्त सचिव , अ ० ज ० जा ० अ ० जा ० , अल्प ० एवं पि ० वर्ग कल्याण विभाग , झारखण्ड , राँची ) को प्रधान 
आप्त सचिव कोटि ( पे मैट्रिक्स , लेवल -11 ) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए इन्हें स्थानांतरित कर अगले 
आदेश तक प्रधान आप्त सचिव , अनुसूचित जनजाति , अनुसूचित जाति , अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग 
कल्याण विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


J 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 30 जनवरी , 2023 


संख्या - 12 / प्रो०-08-04 / 2014 
का ० 6538 - - श्री शिवशंकर पासवान , वरीयता क्रमांक -151 , 
( झा ० स ० आ ० से ० ) , आप्त सचिव , गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ( आपदा प्रबंधन प्रभाग ) , झारखण्ड , 
राँची को प्रधान आप्त सचिव कोटि ( पे मैट्रिक्स , लेवल -11 ) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए इन्हें अगले 
आदेश तक प्रधान आप्त सचिव , गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ( आपदा प्रबंधन प्रभाग ) , 
झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


-- 

संख्या - 12 / प्रो०-08-04 / 2014 का ० 6539 - - श्री रामवरण पासवान , वरीयता क्रमांक- 152 , 
( झा ० स ० आ ० से ० ) , आप्त सचिव , परिवहन विभाग , झारखण्ड , राँची को प्रधान आप्त सचिव कोटि 
( पे मैट्रिक्स , लेवल -11 ) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए इनके द्वारा धारित पद ( आप्त सचिव ) को 
पदस्थापन अवधि तक प्रधान आप्त सचिव कोटि में उत्क्रमित कर इन्हें अगले आदेश तक प्रधान आप्त 
सचिव , परिवहन विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या - 12 / प्रो०-08-04 / 2014 
का ० 6540 - - श्री राजेश्वर चौधरी , वरीयता क्रमांक -153 , 
( झा ० स ० आ ० से ० ) , आप्त सचिव , परिवहन विभाग , झारखण्ड , राँची को प्रधान आप्त सचिव कोटि 
( पे मैट्रिक्स , लेवल -11 ) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए इनके द्वारा धारित पद ( आप्त सचिव ) को 
पदस्थापन अवधि तक प्रधान आप्त सचिव कोटि में उत्क्रमित कर इन्हें अगले आदेश तक प्रधान आप्त 
सचिव , परिवहन विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

- 

संख्या - 12 / प्रो०-08-04 / 2014 का ० 6541 - - श्री अरूण कुमार सिंह वरीयता क्रमांक - 113 , 
( झा ० स ० आ ० से ० ) , प्रधान आप्त सचिव , मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग , झारखण्ड , राँची को 
स्थानांतरित करते हुए इन्हें अगले आदेश तक प्रधान आप्त सचिव उद्योग विभाग , झारखण्ड , राँची के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 12 / प्रो०-08-04 / 2014 का ० 6542 - - श्री संजय कुमार दीप , वरीयता क्रमांक -132 , 
( झा ० स ० आ ० से ० ) , आप्त सचिव , गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ( कारा प्रभाग ) , झारखण्ड , राँची को 
स्थानांतरित करते हुए इन्हें अगले आदेश तक आप्त सचिव झारखण्ड राज्य सूचना आयोग , राँची के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 12 / प्रो०-08-04 / 2014 का ० 6543 - - श्री अनिल कुमार , वरीयता क्रमांक - 137 , 
( झा ० स ० आ ० से ० ) , आप्त सचिव , अनुसूचित जनजाति , अनुसूचित जाति , अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग 
कल्याण विभाग , झारखण्ड , राँची को स्थानांतरित करते हुए इन्हें अगले आदेश तक आप्त सचिव , 
राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच ० के ० सुधाँशु , 
सरकार के उप सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 48 50 


LO 


5 


